. 


:. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 अग्रहायण , 1939 ( श० ) 


संख्या- 906 


राँची, गुरुवार , 


23 नवम्बर , 2017 ( ई० ) 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


- 


अधिसूचना 
13 अक्टूबर , 2017 


संख्या - खा .प्र . 06- 03 ( आ . व. अधि.) 01/ 2017 - 4313-- भारत सरकार के उपभोक्ता 
मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आदेश संख्या- का . आ . 3136 ( अ.) नई दिल्ली, 
दिनांक 27 सितम्बर , 2017 के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा - 3 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से ( अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएँ, 
स्टॉक सीमा और संचलन निबंधन ) हटाना आदेश, 2016 में संशोधन किया गया है । इसके अनुरूप 
राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् विनियम निर्धारित किये जाते है: 
1. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से ( अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन 

निर्बधन ) हटाना आदेश, 2016 में क्रय, संचलन , विक्रय प्रदाय, वितरण या भण्डारण के 
संबंध में प्रयुक्त शब्दों और पदों को , 30 सितम्बर, 2018 तक की अवधि के लिए 

वस्तुएँ अर्थात् खाद्य तेलों एवं खाद्य तिलहनों को प्रास्थगन में रखा जाता है । 
2. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 के आलोक में बिहार कंट्रोल आर्डर 

1984 (14 नवम्बर 2000 तक यथासंशोधित ) में किए गए प्रावधान पूर्वअधिसूचित 
वस्तुओं के अलावे खाद्य तेलों एवं खाद्य तिलहनों के संबंध में पुनः लागू होगा , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 23 नवम्बर, 2017 
जिसके अनुसार खाद्य तेलों एवं खाद्य तिलहनों की स्टॉक सीमा निम्न प्रकार की 
जाती है : 


खुदरा 
( मात्रा क्विंटल में ) 


क्र . सं . काव्यान्न 


थोक 
का नाम ( मात्रा क्विंटल में ) 

500. 00 - बी श्रेणी शहर 
खाद्य तेल 

300. 00- सी श्रेणी शहर 
खाद्य - 75. 00 - 2000 . 00 बी श्रेणी शहर 
तिलहन । 50 .00 - 1000. 00 सी श्रेणी शहर 


50 


____ उक्त के परिप्रेक्ष्य में खाद्य तेलों एवं खाद्य तिलहनों के व्यापारियों को सूचित किया 

जाता है कि वे अपना स्टॉक कंडिका-2 में अंकित सीमा के अनुरूप ही रखें अन्यथा 

स्टॉक सीमा से अधिक पाये जाने पर उनपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी । 
4. इस आदेश की कोई बात राज्य से बाहर स्थानों को खाद्य तेलों एवं खाद्य तिलहनों 

के परिवहन , वितरण या व्ययन को प्रभावित नहीं करेगी और न ही इस वस्तु के 
आयात पर लागू होगी । परंतु आयातकत्र्ताओं को यह निदेश दिया जाता है कि वे 
खाद्य तेलों एवं खाद्य तिलहनों के स्टॉकों की प्राप्तियों और उनके द्वारा धारित 
स्टॉकों की घोषणा करें । 


5 . 


इस संदर्भ में इस आदेश की कोई बात निम्नलिखित द्वारा धारण या रखें गए खाद्य 
तेलों एवं खाद्य तिलहनों के स्टॉक में लागू नहीं होगी । 
( क ) सरकारी मद्दे स्टॉक ; या 
( ख ) सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा नाम निर्देशित 

मान्यता प्राप्त व्यौहारियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 

वितरण के लिए रखा गया स्टॉक ; या 
( ग) मल्टीपल आउटलेट द्वारा रखा गया स्टॉक | 


ह०/ 
विनय कुमार चौबे, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 906- 200 


